रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


ITIO 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 18 , 2011 / पौष 28 , 1932 
NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 18, 2011/ PAUSA 28, 1932 


सं . 17 ] 
No. 17] 


L 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 18 जनवरी , 2011 

सं. 25 / 2009- 2014 ( आर ई - 2010 ) 
विषय : परिशिष्ट 41 - भारत से सेवित स्कीम के अधीन लाभों 
__ के लिए पात्र सेवाओं की सूची ( एसएफआईएस ) 

फा . सं. 01 / 94 / 180 / 549 / एएम 08 / पीसी - 1 / अब 
पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 
के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया -पुस्तक , 
खण्ड -1 ( एचबीपी खण्ड - 1 ) को संशोधित किया जा रहा है ताकि 
उन सेवाओं की सूची को शामिल किया जा सके जो भारत से सेवित 
स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । यह सूची 
प्रक्रिया - पुस्तक, खण्ड -1 की परिशिष्ट 41 होगी और इस सार्वजनिक 
सूचना के अनुलग्नक 1 में इसका वर्णन किया गया है । 

2. प्रक्रिया - पुस्तक , खण्ड -1 का पैरा 3.6.1 जिसका शीर्षक 
एसएफआईएस स्कीम के लिए अपात्र प्रेषण और सेवाएँ उन श्रेणियों 
को बताता है जो कि इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है । दूर संचार क्षेत्र 
से संबंधित प्रक्रिया - पुस्तक खण्ड - 1 ( 23 .8. 2010 को अद्यतन ) के 
पैरा 3.6.1 ( छ ) को हटाया जाता है । प्रक्रिया - पुस्तक , खण्ड - 1 
( 23 - 8- 2010 को अद्यतन ) के पैरा 3. 6.1 ( ज) में आने वाले शब्द 
एअरलाइन्स को भी हटाया जाता है । 
सार्वजनिक सूचना का प्रभाव 

• प्रक्रिया- पुस्तक , खण्ड - 1 के परिशिष्ट 41 में उन सेवाओं 

की सूची है जसे 1 -1 - 2011 से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा 


पर भारत से सेवित स्कीम लाभों के लिए हकदार 
होंगी । प्रक्रिया- पुस्तक , खण्ड -1 के परिशिष्ट 41 में जो 
सेवाएं शमिल नहीं हैं , वे 1 -1 - 2011 से अर्जित की गई 
विदेशी मुद्रा पर भारत से सेवित स्कीम लाभों के लिए पात्र 
नहीं होगी । 
चूँकि दूर संचार और विमान सेवा क्षेत्र प्रक्रिया - पुस्तक , 
खण्ड - 1 के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध नहीं हैं , प्रक्रिया 
पुस्तक, खण्ड - 1 के पैरा 3. 6. 1 से इन क्षेत्रों के संदर्भो को 

हटाया जाता है । 
ये संशोधन 1 जनवरी , 2011 से प्रभावी हैं । 
अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 

अनुलग्नक - 1 
परिशिष्ट - 41 

सेवाओं की सूची 

भारत से सेवित स्कीम के लिए 
क्षेत्र और उप - क्षेत्र 
1. व्यापारिक सेवाएं 
क . पेशेवर सेवाएं 

क. विधिक सेवाएं 
ख . लेखा, लेखा परीक्षा और बुक कीपिंग 

सेवाएं 
ग. कराधान सेवाएं 
घ. वास्तुशिल्पीय सेवाएं 
ङ . इंजीनियरिंग सेवाएं 


174 Gl/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part I- SEC. 11 


च. इंटीग्रेटिड इंजीनियरिंग सेवाएं 
छ. शहरी योजना और भू -दृश्य वास्तुशिल्पीय 


सेवाएं 


ज. मेडीकल और दंत चिकित्सा सेवाएं 
झ. पशु चिकित्सा सेवाएं 
ज. प्रसविका, नौं फीजियोथेरापिस्ट और पैरा 

मेडीकल कर्मियों द्वारा प्रदान की जाने वाली 

सेवाएं 
ख. अनुसंधान और विकास सेवाएं 

क. प्राकृतिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान और विकास 

सेवाएं 
ख . समाज - विज्ञान और मानव - विज्ञान संबंधी अनुसंधान 

और विकास सेवाएं 
ग. अन्तर्विषयक अनुसंधान और विकास सेवाएं 
ग. आपरेटरों के बिना किराया लीज सेवाएं 

क . जहाज संबंधी 
ख . एयर क्राप्ट संबंधी 
ग. अन्य परिवहन उपकरण संबंधी 

घ. अन्य मशीनरी और उपकरण से संबंधी 
च, अन्य व्यापारिक सेवाएं 

क. एडवरटाइजिंग सेवाएं 
ख. मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोलिंग सेवाएं 
ग. मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेवाएं 
घ, मैनेजमेंट काउन्सिलिंग संबंधी सेवाएं 
ङ . टेक्नीकल टैस्टिंग और एनालिसिस सेवाएं 
च. कृषि , शिकार और वनों संबंधी सेवाएं 
छ. मत्स्य पालन संबंधी सेवाएं 
ज . खनन संबंधी सेवाएं 
झ विनिर्माण संबंधी सेवाएं 
अ. ऊर्जावितरण संबंधी सेवाएं 
ट कार्मिकों की तैनाती और आपूर्ति संबंधी सेवाएं 
ठ. जांच और सुरक्षा 
ड. वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधी कस्लटिंग सेवाएं 
द उपकरण के रख -रखाव और मरम्मत संबंधी सेवाएं 
( मैरीटाइम जहाजों , एयर काफ्ट और अन्य 

परिवहन उपकरण शामिल नहीं हैं ) 
ण. बिल्डिंग सफाई संबंधी सेवाएं 
त. फोटोग्राफी सेवाएं 
थ . पैकेजिंग सेवाएं 
द. प्रिटिंग , पब्लिशिंग 

ध. कन्वेंशन सेवाएं 
2. संचार सेवाएं 
क, दृश्य - श्रव्य सेवायें 
क. मोशन पिक्चर और वीडियो टेप निर्माण और 

वितरण सेवा 


ख. मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन सेवा 
ग . रेडियों और टेलीविजन सेवाएं 
घ, रेडियों और टेलीविजन ट्रान्समिशन सेवाएं 

ङ . साउण्ड रिकार्डिंग 
3. निर्माण एवं संबंधित इंजीनियरी सेवायें 
क. भवनों के लिए सामान्य निर्माण कार्य 
ख. सिविल इंजीनियरी के लिए सामान्य निर्माण कार्य 
ग . प्रतिष्ठापन और संयोजन कार्य 

घ . बिल्डिंग कम्पलीशन और फिनिशिंग कार्य 
4. शैक्षिक सेवायें 
क. प्राथमिक शिक्षा सेवायें 
ख. माध्यमिक शिक्षा सेवाएं 
ग. उच्च शिक्षा सेवाएं 
घ. प्रौढ़ शिक्षा 
5. पर्यावरण संबंधी सेवाएं 
क. सीवेज सेवाएं 
ख. रिफ्यूज डिस्पोजल सेवाएं 
ग. सैनीटेशन और इसी प्रकार की सेवाएं 
6. स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं 

क . अस्पताल सेवाएं 
7. पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाएं 

क. होटल और रेस्टोरेन्ट ( कैटरिंग सहित ) 
ख . ट्रैवल एजेन्सीज और टूर ऑपरेटर्स सेवाएं 
ग. ट्ररिस्ट गाइड सेवाएं 
8. मनोरंजनात्मक , सांस्कृतिक और खेलकूद संबंधी 
सेवाएं 

क . मनोरंजनात्मक सेवाएं (थियेटर , लाइव बैन्ड और 

सर्कस सेवाओं सहित ) 
ख. समाचार एजेंसी सेवाएं 
ग . पुस्तकालय, अभिलेखागार , संग्रहालय और अन्य सांस्कृतिक 

सेवाएं 
घ. खेलकूद संबंधी और अन्य मनोरंजनात्मक सेवाएं 
१. परिवहन सेवाएं 
क . समुद्री परिवहन सेवाएं 

क. यात्री परिवहन 
ख. माल - भाड़ा परिवहन 
ग. क्रय सहित पोत का किराया 


[ 471 I - aus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


घ. पोत की मरम्मत और रख -रखाव 
ङ पुशिंग एण्ड टोइंग सेवाएं 

च. समुद्री परिवहन के लिए सहायक सेवाएं 
ख . वायु परिवहन सेवाएं 

क. क्रय सहित वायुयान का किराया 
ख. वायुयान का रख -रखाव और मरम्मत 
सड़क परिवहन सेवाएं 
क . यात्री परिवहन 
ख . माल- भाड़ा परिवहन 
ग . प्रचालक सहित कमर्शियल वाहनों का किराया 
घ सड़क परिवहन उपकरण का रख -रखाव और मरम्मत 
ङ . सड़क परिवहन सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं 
सभी प्रकारों के परिवहन की सहायक सेवाएं 
क. कार्गों- हैण्डलिंग सेवाएं 
ख . भण्डारण और गोदाम सेवाएं 

ग. माल - भाड़ा परिवहन एजेन्सी सेवाएं । 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 18th January , 2011 

No. 25 /2009 - 2014 (RE -2010 ) 
Subject : Appendix 41 List of Services eligible for 

benefits under Served From India Scheme. 

( SFIS) 

F. No. 01/94 /180 /549 /AM 08 /PCI/now PC3- In 
exercise of the powers conferred under Paragaraph 2 .4 
of the Foreign Trade Policy , 2009- 2014 , the Handbook 
of Procedures, Vol. I (HBPv- I) is being modified to 
incorporate a list of services which are elgible to receive 
benefit under SFIS . This list would be Appendix 41 of 
HBPvl and is described in the Annexure I to this Public 
Notice. 

2 . Para 3.6 . 1 of the HBPvltitled Ineligible 
Remittances and Services for SFIS Scheme gives the 
categories which are not eligible for this scheme. Para 3.6 . 1 
( g ) of the HBPv1 (updated as on 23 - 8 - 2010 ) relating to 
Telecom Sector is deleted. The word Airlines appearing 
in the Para 3 .6 . 1 (h ) of the HBPvl (updated as on 23 - 8 
2010 ) is also deleted . 
Effect of this Public Notice : 
• Appendix 41 0f HBPv1 provides the list of services 

which will be entitled for SFIS benefits on foreign 
exchange earned from 1- 1-2011. Services not coveed 
in Appendix 41 of HBPv1 will not be eligible for 
SFIS benefits on foreign exhange enrned from 
1- 1- 2011. 
Since Telecommunication and Airline Service Sectors 
are not listed in Appendix 41 of HBPv1, references 
to these sectors are deleted from the Para 3 .6 . 1 of 
HBPvt. 


These amendments are effective from 1st January, 
2011. 
ANUP K . PUJARI, DirectorGeneral of Foreign Trade 

APPENDIX 41 

LIST OF SERVICES 
For the purpose of Served from India Scheme 
SECTORS AND SUB- SECTORS 
1. BUSINESS SERVICES 
A . Professional services 

a . Legal services 
b . Accounting, auditing and book -keeping 

services 
c . Taxation services 
d . Architectural services 
e. Engineering services 
f. Integrated engineering services 
g. Urban planning and landscape 

architectural services 
h . Medical and dental services 
i. Veterinary services 
j. Services provided by midwives, nurses , 

physiotherapists and paramedical 

personnel. 
B . Research and development services 

a . R & D services on natural sciences 
b . R & D services on social sciences and 

humanities 
c . Interdisciplinary R & D services. 
C .Rental/Leasing services without operators 

a. Relating to ships 
b . Relating to aircraft 
c . Relating to other transport equipment 
d . Relating to other machinery and 

equipment 
D . Other business services 

a . Advertising services 
b . Market research and public opinion 

polling services 
c. Management consulting service 
d . Services related to management 

consulting 
e . Technical testing and analysis services 
f. Services incidental to agricultural, 

hunting and forestry 
g. Services incidental to fishing 
h . Services incidental to mining 
i. Services incidental to manufacturing 
1. Services incidental to energy distribution 
k. Placement and supply services of 

personnel 
1. Investigation and security 
m Related scientific and technical 

consulting services 
n . Maintenance and repair of equipment (not 

including maritime vessels, aircraft or 
other transport equipment) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART |- - Suc . 1] 


0 . Building - cleaning services 
p . Photographic services 
q . Packaging services 
r. Printing, publishing 

s . Convention services 
2 .COMMUNICATION SERVICES 
A . Audiovisual services 
a . Motion picture and video tape production 

and distribution service 
b . Motion picture projection service 
c . Radio and television services 
d. Radio and television transmission 

services 

e. Sound recording. 
3 . CONSTRUCTION AND RELATED 
ENGINEERING SERVICES 

A . General Construction work for building 
B . General Construction work for Civil 

Engineering 
C . Installation and assembly work 

D . Building completion and finishing work 
4. EDUCATIONAL SERVICES 

A . Primary education services 
B . Secondary education services 
C . Higher education services 

D . Adult education 
5 . ENVIRONMENTAL SERVICES 

A . Sewage services 
B . Refuse disposal services 

C . Sanitation and similar services 
6 . HEALTH -RELATED AND SOCIALSERVICES 

A . Hospital services 
7 . TOURISM AND TRAVEL -RELATED 
SERVICES 
A . Hotels and Restaurants (including 

catering ) 


B . Travel agencies and tour operators 

services 

C . Tourist guides services 
8 . RECREATIONAL, CULTURAL AND 
SPORTING SERVICES 
A . Entertainment services (including thcatre, 

live bands and circus services) 
B . News agency services 
C . Libraries, archives,museums and other 

cultural services 

D . Sporting and other recreational services 
9 . TRANSPORT SERVICES 
A Maritime Transport Services 

a. Passenger transportation 
b . Freight transportation 
c. Rental of vessels with crew 
d . Maintenance and repair of vessels 
e. Pushing and towing services 

f. Supporting services for maritime transport 
B . Air transport services 

a. Rental of aircraft with crew 

b . Maintenance and repair of aircraft 
C . Road Transport Services 

a . Passenger transportation 
b . Freight transportation 
c. Rental of Commercial vehicles with 

operator 
d . Maintenance and repair of road transport 

equipment 
e . Supporting services for road transport 

services 
D . Services Auxiliary To All Modes Of 

Transport 
a . Cargo -handling services 
b . Storage and warehouse services 
c. Freight transport agency servics 


- . . - . 


Printed by the Manager, Govemment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


